निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 वैशाख 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 359) पटना , वृहस्पतिवार , 28 अप्रील 2016 


सं0 अ0पा0 - 09 / 2016 - 478 

वित्त विभाग 


संकल्प 

28 अप्रील 2016 
विषयः- The Bill & Melinda Gates Foundation, अनुदान ग्राही ( Grantee ) एवं राज्य सरकार 

के बीच आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए Partnership Coordination Cell ( PCC ) 
तथा कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु कार्यक्रम परामर्शदातृ समिति ( Programme 
Advisory Committe ) का गठन । 

मंत्रिपरिषद् की दिनांक 29 .03 . 2016 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या- 10 के द्वारा स्वास्थ्य , 
पोषण एवं स्वच्छता, समेकित बाल विकास परियोजना, कृषि , ग्रामीण विकास ( जीविका ) तथा वित्तीय 
समावेशन के प्रक्षेत्र में सहयोग हेतु वर्ष 2016- 21 तक कुल पांच वर्षों तक The Bill & Melinda Gates 
Foundation, एवं राज्य सरकार के बीच पारसपरिक सहयोग संबंधित ज्ञापन ( Memornandum 
of Cooperation) एवं अनुबंध की स्वीकृति दी गयी । तद्नुसार 01 अप्रील, 2016 को बिहार सरकार 
एवं The Bill & Melinda Gates Foundation के मध्य Memornandum of Cooperation पर हस्ताक्षर 
किया गया । 

Memornandum of Cooperation at Article -8 Programme Management al Partnership 
Coordination Cell ( PCC) विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तथा कार्यक्रम परामर्शदातृ समिति 
( Programme Advisory Committe ) मुख्य सचिव , की अध्यक्षता में गठन किया जाना है । 
( a ) Partnership Coordination Cell ( PCC) का संरचना निम्नांकित होगीः 
विकास आयुक्त , बिहार , पटना 

अध्यक्ष 
प्रधान सचिव , वित्त विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव , स्वास्थ्य विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव , समाज कल्याण विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 

सदस्य 


( 2 ) 
( 3 ) 


वरन्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 अप्रील 2016 
प्रधान सचिव , कृषि विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव , ग्रामीण विकास विभाग 

सदस्य 
Gates Foundation के प्रतिनिधि 

सदस्य 
( 10 ) अनुदान ग्राही और आपसी सहमति से , आमंत्रित सदस्य सदस्य 
( 11) सचिव ( संसाधन ), वित्त विभाग 

सदस्य सचिव 
Partnership Coordination Cell ( PCC ) का कार्य मुख्यतः सरकारी विभागों एवं कर्मचारियों 
का सहयोग उपलब्ध कराने, कार्यक्रम की लक्ष्य की प्राप्ति , मूल्यांकण एवं क्रियान्वयन में आ रही बाधायों 
को दूर करना होगा । 

Partnership Coordination Cell ( PCC ) का बैठक माह में एक बार होगी । 

( b ) राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवणों के लिए मुख्य सचिव , बिहार की 
अध्यक्षता में कार्यक्रम परामर्शीदातृ समिति ( Programme Advisory Committe ) का गठन किया जाता 
है । समिति के संरचना निम्नांकित होगीः 
मुख्य सचिव , बिहार , पटना 

अध्यक्ष 


प्रधान सचिव , वित्त विभाग 


सदस्य 


प्रधान सचिव , योजना एवं विकास विभाग 


सदस्य 


प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग 


सदस्य 


( 5) 


सम 


कल्या 


सदस्य 


प्रधान सचिव , समाज कल्याण विभाग 
प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


सदस्य 


प्रधान सचिव , कृषि विभाग 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव , ग्रामीण विकास विभाग 


सदस्य 


सदस्य 


Gates Foundation के प्रतिनिधि 
( 10 ) अनुदान ग्राही और आपसी सहमति से आमंत्रित , सदस्य 
( 11) सचिव ( संसाधन ), वित्त विभाग 


सदस्य 


सदस्य सचिव 


कार्यक्रम परामर्शदातृ समिति द्वारा स्वास्थ्य , पोषण एवं स्वच्छता, समेकित बाल विकास परियोजना, 
कृषि , ग्रामीण विकास ( जीविका) तथा वित्तीय समावेशन प्रक्षेत्र के कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा, 
अनुश्रवण एवं मूल्यांकण करेगी । समिति द्वारा कार्यक्रम की त्रैमासिक समीक्षा की जाएगी । 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्यपत्र के अगले असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
एच0 आर0 श्रीनिवास , 
सचिव ( संसाधन) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
__ बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 359- 571 + 100 -डी0टी0पी0। 

Website : http : // egazette.bih . nic . in 


